- 


- - - 


- 


- - - 


रजिस्ट्री संग डी एल - 33004/ 17 


EGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


. 


MARALA 


21 / 
12 
/ 98 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3Sub -section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं , 552 ] 
No. 552 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , नवम्बर 4, 1999 / कार्तिक 13 , 1921 
NEW DELHI , THURSDAY , NOVEMBER 4 , 1999 / KARTIKA 13, 1921 


कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण -विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 4 नवम्बर , 1999 
सा . का.नि . 754( अ ) . - भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप -नियम ( 2) के साथ पठित अखिल 
भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 ( 1951 का 61 ) की धारा ३ की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार गुजरात 
सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग पद संख्या का नियतन ) विनियमावली, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा 
निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग पद संख्या का नियतन ) सातवां संशोधन विनियमावली, 1999 


( 2 ) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग पद संख्या का नियतन ) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में " गुजरात " शीर्षक और उसके 
नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" गुजरात " 
1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद 

सरकार के मुख्य सचिव 
मुख्य अपर सचिव 
सरकार के प्रधान सचिव 
प्रशिक्षण आयुक्त तथा निदेशक, सरदार पटेल लोक - प्रशासन - संस्थान 
राज्यपाल के प्रधान सचिव 
बिक्री कर आयुक्त 
सरकार के सचिव 


3258 GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i)]] 


विकास आयुक्त 
उद्योग आयुक्त 
विभागीय आंच आयुक्त 
बंदोबस्त आयुक्त तथा निदेशक भूमि रेकर्ड 
भूमि सुधार- आयुका 
कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग के आयुक्त 
यातायात के आयुका 
उच्चतर शिक्षा के आयुक्त 
सदस्य , शहरी भूमि अधिकरण 
मछली उधोग - आयुक्त 
स्वास्थ्य , चिकित्सा मेवाएं और चिकित्सा शिक्षा - आयुक्त 
महिला और बाल विकास - आयुक्त 
भू -विज्ञान और खनन- आयुक्त 
ग्रामीण विकास - आयुक्त 
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव 
मुख्य मंत्री के सचिष 
सरकार के अपर/ सयुषस / उप सचिव 
कलेक्टर 
जिला- विकास - अधिकारी 
नगर पालिका निदेशक 
सहकारी ममितियों के पंजीयक 
श्रम - आयुक्त 
आयुक्त , मनोरंजन कर 
रोजर र तथा प्रशिक्षण- निर्देशक 
सिविल आपूर्ति - निदेशक 
समाज कल्याण- निदेशक 
खान निदेशक 
अपर - योग - आयुझा 
अपर विकास आयुक्त 
अपर बिक्री - कर - आयुक्त 


*/ 


2. उपर्युक्त मद क्रमाक 1 के 4 प्रतिशत की दर पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्ष 
3. उपर्युक्त मद क्रमांक 1 के 25 प्रतिशत की दर पर राज्य - प्रतिनायुक्त -रिज़र्व 
4. उपर्युक्त मद क्रम क ! के 3 5 प्रतिशत की दर पर प्रशिक्षण -रिजर्व 
5. भारतीय प्रशासनिक सेवा ( भर्ती ) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अंतर्गत 

उपर्युक्त मद क्रमांक 1 और 2 के 33 - 1/ 3 प्रतिशत की दर पर पदोन्नति तथा 
चयन द्वारा भरे जाने वाले पद 


[ भाग II -- खण्ड 3(i) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
6. उपर्युक्त मद क्रमांक 1 के 16.5 प्रतिशत की दर पर छुट्टी रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व 
7 . सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद ( 1+ 2+ 3+ 4+ 6 - 5 ) 

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद 
पदोन्नति से भरे जाने वाले पद 


कुल प्राधिकृत पद संख्या 


( 1 ) 


( 3 ) 


1715 


1275 


[ फा . सं. 11231/2 98 - अ. भा. से .(ii )- क ] 

ए. के. सरकार , निदेशक ( एस ) 
टिप्पणी ( 1 ) : इस अधिसूचना के जारी किए जाने से पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात संघर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 253 थी । 
टिप्पणी ( 2 ) : मूल विनियम दिनांक 22 -10 -55 की सा . का . नि. सं. 335 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । गुजरात संवर्ग से संबंधित 

इन विनिरामों को बाद की निम् :लिखित सा . का . नि . संख्याओं द्वारा संधित किया गया था : 
50 

29 - 4 - 60 
27 - 8 - 60 
24 - 2 - 62 

2 - 2 - 63 
435 

14 - 3 - 64 
27 - 11 -64 

4 - 9 - 65 
1231 

13- 8 - 66 
( १) 1116 

29 - 7 -67 
308 

8 - 3 - 75 
( 11 ) 1251 

21 - 10 - 78 
( 12 ) 221 ( अ. ) 

21 - 4 - 80 
( 13 ) 639 

11 - 7 - 81 
( 14 ) 

18 - 1 - 86 
( 15 ) 

26 - 3 - 88 

27 - 6 - 89 
( 17 ) 271 

6 - 6 - 92 
( 18 ) 654 ( अ. ) 

15 - 10 -93 
( 19 ) 297 

25- 6 - 94 
( 20 ) 319 ( अ. ) 

31 - 3 - 95 


( 10 ) 


190 


( 6 ) 


419 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS 

( Department of Personnel & Training ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th November, 1999 
G .S . R . 754 ( E ) . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the All India Services 
Act, 1951 (61 of 1951) read with sub - rule ( 2 ) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre ) Rules , 1954 , the 
Central Government in consultation with the Government of GUJARAT, hereby makes the following regulations further 
to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength ) Regulations, 1955, namely : 
1. (1 ) These regulations shall be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength ) Seventh 

Amendment Regulations, 1996 . 


135 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II -- SEC . 3(1)] 
( 2 ) They shall come into force on the date to their publication in the official Gazettc 

2 . In the schedule to th : Indian Adminstrative Service (Fixation of Cadre Strength ) Regulations, 1955 , for the 
entry "Gujarat and the entries occurring thereunder , the following shall be substituted , namely : 

"GUJARAT 
1 . Senior posts under the state Government 

Chief Secretary to theGovernment 
Additional Chief Secretary 
Principal Secretary to Government 
Commissioner of Trainng & Director, Sardar Patel Institute of Public Administration 
Principal Secretary to Go: emor 
Commissioner of Sales Tex 
Secretary to Government 
Development Commissiouier 
Industries Commissioner 
Commissioner of Departı jental Enquiries 
Seitlement Commissionie. & Director of Land Records 
Commissioner of Land R - forms 
Commissioner of Cottage & Rural Indusüries 
Commissioner of Transport 
Conmissioner of Higher Education 
Member , Urban Land T: dunl 
Commissioner of Fishci.es 
Commissioner of Healt , Medical Servires and redicul Education 
Comunissioner of Women & Child Development 
Coinmissioner of Geology & Mining 
Commissioner ofkural Development 
Principal Secretary to CH f Minister 
Secrctary to ChiefMinister 
Additional/ Joint Deputy Secretary io Government 
Ctector 
D rict Development Officer 
Director of Municipalities 
Registrar of Cooperavive Societies 
Commissioner of Labour 
Commissioner, Entertainment Tax 
Director of Employment & Training 
Director of Civil Supplies 
Dircctor of Social Welfare 
Director of Food 
Jvditional Commissioner of industres 

* ditional Development Commissioner 
- Gejitional Commissioner of Sales Tax 


2 . Central Deputation Reserve at the rate of 40 per cent of Item 1 above 
3 . Staig Deputation Reserve at the rate of 25 per cent of Item 1 above 


UU 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
4 . Training Reserve at the rate of 3 .5 percent of Item 1 above 
5 . Posts to be filled by promotion and selection under Rulc 8 of the Indian Administiative 

Service ( Recruitment ) Rules , 1954, at the rate of 33 1/ 3 percent of lem 1, 2 , 3 Add abovs : 
6. Leave Reserve and Junior Posts Reserve at the rate of 16. 5 percent of Item 1 about 
7. Posts to be filled by direct recruitment (1 + 2 + 3 + 4 + 6 - 5 ) 


-.. . -- - - - - - 


Direct Recruitment Posts 
Promotion Posts 


- --- - - - - 

248 


Total Authorised Strength 


( 1) 


1 


| - 


0 


[ No . 1103112/ 918 AIS (II )- A ] 

A . K SARKAR, INirector ( S ) 
IVOTA : Prior to issue of this Notification the total authorised strongin of the üujarat cadre oi die Lusian Duminustotie 

Service was 236 . 
NOTE (2 ) : The principal Regulations were pulished in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dat the 22nd Octavia , 

1955 . There were subsequently amended in respect of the Gujarat cadre vide GSR Nos: - -- 
505 

29- 4 - 60 
979 

27- 8- 60 
226 

24- 2- 62 
163 

2 - 2 - 63 
435 

14 -3 - 64 
1715 

27 -11 -14 
1275 

4 -9 - 65 
1231 

13 . 8 - 66 
1116 

29. 7- 667 
308 

8 . 3 . 75 
1251 

21 . 1 - 78 
(12) 221E 
(13 ) 639 

11 - 7- 1 
(14) 37 

18 - 1 - 86 
(15 ) 190 

26 . 3 - 38 
(16 ) 419 

17. 6. 89 
271 

6 - 6 - 92 
( 18 ) 654E 

15 - 10 - 93 
( 19 ) 297 

2. 4 - 1 . 94 
( 20 ) 119E 

31 - 3- 95 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 नवम्बर , 1999 
सा . का . नि . 755( अ ). -- भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप -नियम ( 2 ) के साथ पठित अखिल 
भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 ( 1951 का 61 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार गुजरात 
सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम 
बनाती है , अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) सासषां संशोधन नियवासला. 1999 है । 

( 2 ) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में " गुजरात " शीर्षक और उसके नीचे आने वाली 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 


( 17) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i)] 


" गुजरात " 
सरकार के मुख्य सचिव 

26,000 रुपये 
मुख्य अपर सचिव 

- तदैव 
सरकार के प्रधान सचिव 

22400 - 525 - 24500 रुपये 
प्रशिक्षण आयुक्त तथा निदेशक , सरदार पटेल लोक -प्रशासन संस्थान 

- तदैव 
राज्यपाल के प्रधान सचिव 

- तदैव 
विक्री कर आयुक्त 

- तदैव 
सरकार के सचिव 

18400 - 500--22400 रुपये 
विकास आयुक्त 

- तदैव 
उद्योग आयुक्त 

- तदैव 
विभागीय जांच आयुक्त 

- तदैव 
बंदोबस्त आयुक्त तथा निदेशक भूमि रिकार्ड 

- सदैव 
भूमि सुधार - आयुक्त 

18400 - 500 -22400 रुपये 
कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग के आयुक्त 

- तदैव 
यातायात के आयुक्त 

- तदैव 
उच्चतर शिक्षा के आयुक्त 

- तदैव 
सदस्य , शहरी भूमि अधिकरण 

- तदैव 
मछली उद्योग आयुक्त 

- तदैव 
स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाएं और चिकित्सा शिक्षा- आयुक्त 

- तदैव 
महिला और बाल विकास आयुक्त 

- तदैव 
भूविज्ञान और खनन - आयुक्त 

- तदैव 
ग्रामीण विकास आयुक्त 

- तदैव 
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव 

- तदैव 
( ख ) " अनुसूची- III - ख में राज्य सरकार के अंतर्गत , भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों ( समय 
वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित ) " के संबंध में सारणी में पहले कॉलम में प्रविष्टि, " गुजरात तथा दूसरे और तीसरे 
कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

मुख्य मंत्री के सचिव 
सरकार के अपर / संयुक्त/उप सचिव 
कलेक्टर 
जिला-विकास अधिकारी 
मगर पालिका निदेशक 
सहकारी समितियों के पंजीयक 
श्रम - आयुक्त 
आयुक्त, मनोरंजन कर 
रोज़गार तथा प्रशिक्षण - निदेशक 
सिविल आपूर्ति -निदेशक 
समाज कल्याण -निदेशक 
खाध -निदेशक 
अपर उद्योग - आयुक्त 
अपर विकास - आयुक्त 
अपर बिक्री - कर - आयुक्त 

[ फा. सं. 11031/ 2/ 98 - अ . भा . से. (II ) - ख ] 

ए. के. सरकार , निदेशक ( एस ) 


[ M II - GY 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


foquft : 


pay 


m 


ent 


( 1 ) 


164 


@@@@@ 


ft4H feria 14 - 9 - 1954 # MY HOT 158 GRT Yafa faring et " TRT " for 
की अनुसूची - III को खाद की निम्नलिखित सा. का. नि. संख्याओं द्वारा संशोधित किया गया था : 
506 

29 - 4 - 60 
( 2 ) 
980 

27 -8 - 60 
227 

24 - 2 - 62 

2 - 2 - 63 
436 

14 - 3 - 64 
1716 

27 - 11 - 64 
1276 

4 - 9 - 65 
1232 

13 -- 8 --66 
1117 

29 - 7 - 67 
( 10 ) 309 

8 - 3 - 75 
( 11 ) 222 ( 37 ) 

21 - 4 - 80 
( 12 ) 640 

11 - 7 - 81 
( 13 ) 420 

17 - 6 - 89 
( 14 ) 654 ( 37 ) 

15 - 10 - 93 
( 15 ) 

25 - 6 - 94 


297 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th November, 1999 
G . S . R . 755 ( E ). - In exercise or the powers conferred by Sub -section ( 1 ) of Section 3 of the All India Services 
Act, 1951 (61 of 1951) read with sub - rule (2 ) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Pay ) Rules , 1954 , the 
Central Government in consultation with the Government of GUJARAT, hereby makes the following regulations further 
to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely : 
1. (1) These regulations shall be called the Indian Administrative Service (Pay) Seventh Amendment Rules , 

1999 . 
(2 ) They shall come into force on the date to their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Schedule to the Indian Adminstrative Service (Pay ) Regulations, 1955 , for the entry "Gujarat and the 
entries occurring thereunder , the following shall be substituted , namely : -- 

"GUJARAT 
Chief Secretary to the Government 

Rs. 25 , 000 / 
Additional Chief Secretary 

-do 
Principal Secretary to Governinent 

Rs. 22400 - 525 - 24500 / 
Commissioner of Training & Director, Sardar Patel Institute of Public 

do 
Administration 
Principal Secretary to Governor 

- do 
Commissioner of Sales Tax 

-do 
Secretary to Government 

Rs. 18400 - 500 - 22400 
Development Commissioner 

- do 
Industries Commissioner 

- do 
Commissioner of Departmental Enquiries 

- do 
Settlement Commissioner & Director of Land Records 
Commissioner of Land Reforms 

- do 
Commissioner of Cottage & Rural Industries 

- do 
Commissioner of Transport 

- do 
Commissioner of Higher Education 

- do 
Member, Urban Land Tribunal 

- do 


- do 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - - Sec . 3 (1) ] 


- do 


- do . 


Comissioner or Fisheries 

Rs. 18400 - 500 -22400 
Commissioner of Health ,Medical Services and Medical Education 
Commissioner of Worare: 1 . Cl.41d Developinent 

do 
malosssonur aut Geok Mining 
Commissioner of Rural Development 

- do 
Principal Secretary to ChiefMinister 

- do 
(b ) " Schedule III-L .- Bouto carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under 
the State Government ( including past currying special Pay in addition to pay in the time scale )" in the Table , for the entry 
"Gujarat occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third column , the following shall 
be substituted , namely :--- 

Secretary to Chicf Minister 
Additional/ Joint Deputy Sex .muay to Government 
Collector 
District Development Officer 
Director of Municipalities 
Registrar of Cooperative Societies 
Commissioner of Labour 
Commissioner , Entertainment Tax 
Director of Employment & Training 
Director of Civil Supplies 
Director of Social Welfare 
Director of Food 
Additional Commissioner of Industries 
Additional Development Commissioner 
Additional Conunissioner of Sales Tax 

{No. 11031/2 /98 - AIS ( II )- B ] 

A . K . SARKAR , Director (S ) 
NOTE : The Principal Rules were published vide Gazette No. 158 dated 14th September, 1954 . Schedule III of the 
Principal Rules in respect of the Gujarat have been subsequently amended vide GSR Nos : - - 
506 

29 -4 -60 
980 

27 - 8 -60 
227 

24 - 2 -62 
164 

2 - 2 -63 
436 

14 -3 -64 
1716 

27 - 11-64 
1276 

4 - 9 -65 
1232 

13- 8 -66 
1117 

29 - 7 -67 
( 10 ) 309 

8 - 3 - 75 
222(E ) 

21- 4 - 80 
(12) 640 

11- 7 -81 
( 13 ) 420 

17 - 6 -89 
654 (E ) 

15 - 10 -93 
( 15 ) 

25 - 6 - 94 


1 


( 9 ) 


( 11) 


( 14 ) 


297 


Printod by the Manager, Govt. of India Propa , Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi -110064 

and Published by the Controllor of Publications, Dolhi- 110054 . 


